298 


१5 


HARYANA GOVT GAZ . , FEB. 20 , 1973 (PHGN. 1 , 1894SAKA) 


[ PARTI 


दिनांक 14 फरवरी , 1973 


प्रदान 


कमांक 2412 ज (1 )-72/4618.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1943 ( जैसा कि उस में प्राज 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति होडी देवी , विधवा श्री काहना राम , ग्राम सिंगड़ा , तहसील व जिला महेंद्रगढ़ , 
फो 150 रुपये वाषिक कीमत वाली बुद्ध जागोर रबी , 1971 से सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
करते हैं । 

कारीजेन्डम 

दिनांक 14फरवरी, 1973 
क्रमांक 4733-1-1-72 / 4627.-- रियाणा सरकार , राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2302-ज (I)-72/ 
32545, दिनांक 30 अगस्त/ 1 सितम्बर , 1972 के कालम जागीर पाने वाले का नाम और पता में श्रमांक 19 के मार्ग 
" चन्द्रवती देवी " की बजाये "चन्द्रली दवी तया क्रमांक 20 के आगे "मौवा देवी " की बजाय मोघा देवी पढ़ा जाये । 

क्रमांक 4348-ज ( II ) -72/4635 .----हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग , द्वारा जारी की गई युद्ध जागीर अधिसूचना 
क्रमांक 1275 ज ( II )- +2/15387 दिनांक 27 अप्रैल, 1972 के क्रमांक । के कालम “गांव व पता " के नीचे पापटी को जगह 
"पावटी " पढ़ा जाए । 

दिनांक 14/15 फरवरी , 1973 


. 


क्रमांक 4182-ज (1 ) -73/4675.-- श्री ठाकुर दास , पुत्र श्री करम चन्द, ग्राम धनकौर, तहसील व जिला अम्बाला को 
मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब, जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री ठाकुर दास की मुबलिक 100 रुपये की जागीर , जोकि उसे हरियाणा सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 419- र-IV - 70/ 4459, दिनांक 25 फरवरी, 1970 घरा मन्जूर की गई थी, 19 नवम्बर , 1970 से श्रीमती 
जै देवी, विधवा श्री ठाकुर दास के नाम रबी, 1971 से 150 रुपये वार्षिक को दर मे मन्ज़र की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग 
सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


क्रमांक 5056-ज ( I )-72/4680.-- श्री लक्षमन सिंह, पुत्र श्री सोना सिंह, ग्राम मन्धार, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला , 
की मुबलिग 100 रुपये की वार जागीर जो हरियाणा सरकार , राजस्व विभाग , अधिसूचना क्रमांक 810-ज-I-71/ 3710., दिनांक 
28 जनवरी , 1972 द्वारा मन्सूख की गई थी , खरीफ , 1964 से पुनः बहाल की जाती है । 

2: श्री लक्षमन सिंह की मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री लक्षमन सिंह की मुबलिग 100 रुपये 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3983-र-III - 69/ 22770, दिनांक 15 सितम्बर , 1969, द्वारा मन्जूर 
की गई थी , अब श्रीमती राधी, विधवा श्री लछमन सिंह, ग्राम मन्धार , तहसील जगाधरी , जिला अम्बाला के नाम खरीफ , 1970 
से 150 रुपये वार्षिक की दर से मन्जूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्रमांक 3390-ज (I )-72/4686.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उस में आज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती नन्थोदेवी, विधवा श्री गुरांदित्ता मल, ग्राम लाहा, तहसील नारायणगढ़ , जिला अम्बाला को खरीफ 
1965 से रबी , 1970 तक 100 रुपये तथा खरीफ 1970 से आगे 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई 
शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 15 फरवरी, 197 


AD 


- 


- 


क्रमांक 256-ज ( 11 )-73/4817.--पूर्वी पंजाब . युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उस में आज 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मोलू राम, पुत्र चन्दू राम, गांव बाल , तहसील नरवाना, जिला जींद को खरीफ , 1965 से रके , 
1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

गुरचरण सिंह बिन्दरा, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 
8283CS- ( H ) Govt . Press, Chd. 


1 


